निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1204 ) पटना , वृहस्पतिवार , 21 दिसम्बर 2017 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

20 दिसम्बर 2017 
सं0 भा०चि0के0प0(निर्वाचन )- 01 / 2016 - 98 / ( सी0सी0आई0एम0 ) / (स्वा०) — भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 
नई दिल्ली एक्ट 1970 की धारा - 3 की उपधारा - 1 (क) के अधीन बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, 
बिहार , पटना में निबंधित यूनानी चिकित्सकों में से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 
10.07.2017 के अनुसार 1 (एक ) सदस्य का निर्वाचन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (निर्वाचन ) नियम 1975 के 
नियम - 5 के तहत निर्वाचन के आयोजन नियम -7 के तहत निर्वाचन कराने हेतु निर्वाची पदाधिकारी, सच्चिदानन्द चौधरी , 
विशेष सचिव - सह -निर्वाची पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना को बनाया गया है । कार्यालीय पत्रांक 
73 / भा०चि0के0प0 चुनाव, दिनांक 13.11.2017 द्वारा निर्वाचन करवाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसे बिहार 
राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है । नामांकन के पश्चात् चुनाव में कुल 5 (पाँच) उम्मीदवार हैं । यूनानी उम्मीदवारों 
की सूची ( संलग्न ) जनसाधारण की जानकारी के लिए बिहार ई - गजट में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

सच्चिदानंद चौधरी, 
सरकार के विशेष सचिव सह -निर्वाची पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 21 दिसम्बर 2017 
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के सदस्यों के निवार्चन हेतु यूनानी उम्मीदवारों की सूची । 


क्र० 
सं० 


3 


यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यकतः । मत 
नाम निर्दिष्ट किए गए अभ्यर्थियों के नाम तथा पते । 

2 
मो0 खुर्शीद आलम अंसारी, 
ग्राम - गोही (टॉरा ), पो0 - गोही, थाना - वारिसनगर , 
जिला - समस्तीपुर , बिहार, पिन – 848133 
मोहम्मद जाहिद एकबाल , 
मकान सं0 - 247 / 2, हारुन नगर, सेक्टर 
( 2 ) छोटी मस्जिद के पीछे, फुलवारीशरीफ , पटना - 801505 
तबरेज अख्तर, 
न्यू अजीमाबाद कालोनी, सेक्टर - बी 
प्लास्टिक फैक्टरी के बगल में , सुल्तानगंज , पो0 - महेन्द्र, पटना - 6 
तौहीद किब्रिया , 
मो0 - नीलकोठी, पो0 - डेहरी ऑन सोन , रोहतास , शाहाबाद 
मामून यहीया राही, 
ग्राम + पो0 - माधोपुर, थाना - बड़हरिया , 
जिला – सिवान, राज्य - बिहार पिन - 841232 


रिटर्निंग ऑफिसर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1204 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


